रजिस्टी सं. डी . एल. 33002/ 99 


REGISTERED No. D .L . - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


cover one or more RESISTEREDNO DL-2020 
दिल्ली राजपन 

Delhi Gazette 


MIRL 


नयन 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं . 76] 
No. 76 ] 


दिल्ली , मंगलवार , जून 23 , 2015 / आषाढ़ 2 , 1937 
DELIII , TUESDAY, JUNE 23 , 2015 /ASADIJA 2 , 1937 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि. सं. 47 

IN. C . T . D . No. 47 


भाग -IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


गृह (पुलिस - II ) विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 23 जून , 2015 
सं . फा . 3 / 04 / एचईएसएमए / 2015 / गृह पुलिस - 11/ 5298. - जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 
इस बात से संतुष्ट है कि अविरत स्वास्थ्य सेवाएं बनाए रखने के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं अनिवार्य 
सेवाएं हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जन - जीवन के लिए आवश्यक हैं । 

र जबकि सरकारी अस्पतालों तथा अन्य चिकित्सा सुविधाओं के चिकित्सक दिनांक 22 / 06 / 2015 सोमवार से 
अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं , जिससे चिकित्सा सेवाएं बाधित हुई हैं , जिसके कारण आम जनता को असुविधा और 
कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । 

___ और जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आगे इस बात से संतुष्ट हैं कि स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण 
विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन सरकारी अस्पतालों तथा अन्य चिकित्सा सुविधाओं के 
चिकित्सकों द्वारा की जा रही हड़ताल / आन्दोलन पर प्रतिबंध लगाना जनहित में आवश्यक एवं समीचीन है । 

अब, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30 जुलाई, 1993 
की अधिसूचना सं. जी एस आर 526 ( ई) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित हरियाणा अनिवार्य सेवा 
रखरखाव अधिनियम , 1974 ( 1974 का हरियाणा अधिनियम सं. 40 ) की धारा 4क के साथ पठित धारा 3 द्वारा उन्हे प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा कथित सेवाओं को अनिवार्य सेवाएं घोषित करते हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन सरकारी तथा अन्य चिकित्सा सुविधाओं के चिकित्सकों द्वारा 
की जाने वाली हड़ताल पर छ: माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

संजीव गुप्ता, उप - सचिव ( गृह ) 


2780 DG/ 2015 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


HOME (POLICE -UI) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 23rd June , 2015 
No. F .3/ 04 /HESMA /2015 /HP - 11 /5298 . Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi 
is satisfied that the Health services in the National Capital Territory of Delhi are essential services for maintaining 
uninterrupted health services and services necessary for the life of people in the National Capital Territory of Delhi. 

And whereas the Doctors of Government Hospitals and other medical facilities have gone on indefinite strike 
w .e. f. 22.06 .2015 (Monday ), which has led to disruption ofmedical services causing inconvenience and hardship to the 
general public. 


And whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is further satisfied that in the public 
intcresi, it is necessary and expedient to prohibit the strike / agitation by Doctors of Government Hospitals and other 
medical facilities under the administrative control of Health and Family Department, Government of NCT of Delhi. 

Now , therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of powers conferred 
upon him under section 3 read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenancc Act 1974 (Haryana Act 
No. 40 of 1974 ) as extended to the National Capital Territory of Delhi vide Govt. of India, Ministry of Home Affairs 
Notification No. GSR 526 (E ) dated 30.07. 93 , hereby declares the above -said services as essential services and prohibits 
the strike by Doctors ofGovernment Hospitals and other medical facilities under the administrative control of Health and 
lamily Department,Government ofNCT of Delhi for a period of six months. 

By Order and in the Name of the .t. Governor 

of the National Capital Territory ofDelhi, 

SANJEEV GUPTA , Dy. Sccy . (Home) 


Printed by the Manager, Government of India Press. Ring Road . Mavapuri. New Delhi-110064 

and Published hy the Controller oj Publications, Delhi-110054 . 


